निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं० पटना 615 ) 


10 श्रावण 1935 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 1 अगस्त 2013 


योजना एव विकास विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

30 जुलाई 2013 
सं0 यो04 / मु०क्षे०वि०यो0 - 71 / 13 - 3201 / योoविo — राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा कार्यान्वित 
विकास योजनाओं के समुचित अनुश्रवण हेतु योजना एवं विकास विभाग के अधिसूचना संख्या 2653 दिनांक 28.06. 
2013 के द्वारा अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष नामित किये गये हैं । 

2. गठित की गयी अनुमंडल अनुश्रवण समिति के कुछेक अनुमंडलों के संदर्भ में परिवाद पत्र प्राप्त हुए हैं 
जिनकी समीक्षा विभाग के स्तर से की गयी है । समीक्षोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में निम्नलिखित अनुमंडलों 
के अनुश्रवण समिति हेतु अध्यक्ष के मनोनयन को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है: 
कमांक जिला का नाम अनुमंडल का नाम 

मनोनीत अध्यक्ष का नाम 
(माननीय स०वि०स0 का नाम एवं निर्वाचन 

क्षेत्र) 
मुंगेर खड़गपुर 

श्री शैलेश कुमार, जमालपुर 


| 2 


गोपालगंज 


गोपालगंज 


श्री राम प्रवेश राय, बरौली 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विजय प्रकाश, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 615- 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


